374 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 18, 2008 ( PHGN. 28 , 1929 SAKA ) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 3 मार्च, 2008 


क्रमांक 211- ज- 2-2008 /7910. - श्री कृपा राम पुत्र स्व ० श्री शिवदयाल गांव सकना बुआना, तहसील जुलाना व जिला जीन्द को पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2073- ज - 2-1977/653 , 
दिनांक 6 जनवरी , 1978 द्वारा 150/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज -1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक , अधिसूचना क्रमांक 2944- ज -2-93 /15918, दिनांक 
26 अगस्त , 1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज- 2-2002/ 9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 
5000 /- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 


2. अब श्री कृपा राम की दिनांक 26 अप्रैल , 2007 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री कृपा राम की पत्नी श्रीमती भूला देवी के नाम रबी 2007 से 5000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित दर 
से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


आर० वी ० खरबन्दा, 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 22 फरवरी, 2008 


राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग । 


STATE ELECTION COMMISSION ,HARYANA 


S.C.O. No. 16-17 , SECTOR 20 - D , CHANDIGARH 


The 5th March , 2008 


No. SEC/ 2E-III/ 2008/1901.-- Whereas, the name of Shri Gian Chand son of Shri Ram Kishan was notified 
as Sarpanch , Gram Panchayat Indergarh , Block Indri, District Karnal was notified by the State Election Commission , 
Haryana vide its Notification No. SEC/ E-III/ 2005 / 3181 , dated 22nd April , 2005 . 


And , whereas, Deputy Commissioner- cum -District Election Officer (Panchayat), Karnal vide his orders 
issued under Endst. No. 650-64 /Panchayat, dated 31st January , 2008 has passed the orders of removal of 
Shri Gian Chand son of Shri Ram Kishan from the office of Sarpanch , Gram Panchayat Indergarh , Block Indri, 
District Karnal under Section 51 ( 3 ) of the Haryana Panchayati Raj Act , 1994 . 


Now , consequent upon the above orders of the Deputy Commissioner-cum -District Election Officer 
(Panchayat), Karnal, the State Election Commissioner, Haryana hereby denotifies the name of Shri Gian Chand 
son of Shri Ram Kishan from the office of Sarpanch , Gram Panchayat Indergarh , Block Indri, District Karnal. 


Chandigarh : 
The 4th March , 2008 


CHANDER SINGH , 
State Election Commissioner , Haryana . 


43805 -- C.S .-- H.G.P..Chd . 


